इसे वेबसाईट www .govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


7 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 161 ] 


भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2019 – वैशाख 4, शक 1941 


चिकित्सा शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


क्रमांक एफ 2 - 02 - 2019 - 1 - पचपन. 


भोपाल दिनांक 24 अप्रैल 2019 


" अधिसूचना " 


... म.प्र. राज्य दंत परिषद् का चुनाव 


क्रमांक एफ . 2 - 02 / 2019 / 1 / 55 :: राज्य शासन द्वारा डेंटिस्ट एक्ट 1948 की धारा 
- -- 55 के तहत मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् नियम 1970 के नियम 2(10) के अन्तर्गत 

मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् में सदस्यों के निर्वाचन हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 
एफ 2 - 02 / 2019 / 1 / 55 , दिनांक 23 / 02 / 2019 द्वारा डॉ . हर्ष चंसोरिया, रजिस्ट्रार 
म .प्र. राज्य दंत परिषद्, इन्दौर को रिटर्निंग अधिकारी मनोनीत किया गया है । तद्नुसार 
डेंटिस्ट एक्ट 1948 के अध्याय 3 के अन्तर्गत धारा 21 (ए) एवं ( बी ) के अनुसार 
मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् नियम, 1970 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 06 अगस्त 
1971 को प्रकाशित हुआ है, में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् के 
भाग - ए के राज्य दंत रजिस्टर में 4 सदस्यों एवं भाग - बी ( राजपत्र में प्रकाशित ) 
राज्य दंत रजिस्टर में से 4 सदस्यों का चुनाव करने हेतु कण्डिका -5 के प्रावधान के 
अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है : 


321 


322 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2019 


चुनाव कार्यक्रम 


. काय 


01 . 


. 


02 


सरल क्रमांक 

तिथियों का निर्धारण 
नॉमिनेशन पत्र निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त 5 मई 2019 ( रविवार ) से 6 
करना । 

मई 2019 ( सोमवार) सुबह 11 

बजे से शाम 5 बजे तक । 
निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नॉमिनेशन 8 मई 2019 ( बुधवार) से 10 
पत्र पंजीकृत डाक द्वारा या स्वयं 50 / | मई 2019 ( शुक्रवार). 
रूपये नकद फीस के साथ निर्वाचन कार्यालयीन समय 11 बजे से 
अधिकारी को भेजें / जमा करें । 

| शाम 5 बजे तक । . 
नॉमिनेशन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारी | 11 मई 2019 ( शनिवार), को 
| के कार्यालय में । 

सुबह 10 बजे से । 
नॉमिनेशन पत्र वापस लेने की तिथि । 13 मई 2019 ( सोमवार), शाम 

5 बजे तक । 
अधिकृत निर्वाचन पत्र पर वोट अंकित के 24 मई 2019 ( शुक्रवार ) , 
पश्चात पंजीकृत डाक द्वारा निर्वाचन . | शाम 5 बजे तक । 
अधिकारी को प्राप्त होने की तिथि । 
मतदान पत्रों की जांच एवं गणना कार्य 125 मई 2019 ( शनिवार), प्रातः 
निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में । | 10 बजे से । 
चुनाव परिणाम की घोषणा । 

25 मई 2019 ( शनिवार), 
मतपत्रों की जांच गणना के 
उपरांत । 


C6 


NOTIFICATION 


M .P . STATE DENTAL COUNCIL ELECTION 


No. F 2 -02 /2019 /1 /55 : In exercise of the powers conferred by section 55 of 
the Dentist Act 1948 and under Rule 2 (10 ) of M . P. State Dental Council 

Rules 1970 , State Government has nominated Dr. Harsh Chansoria, 
Registrar, M .P . State Dental Council , Indore as Returning Officer to conduct 
election of the members of M .P . State Dental Council vide order No. F 2 
02 / 2009/ 1 / 55 dated 23 /02 / 2019 . 


Therefore, under section 21( A ) and (B ) of Chapter 3 of the Dentist 
Act 1948 and as per the procedure as laid down in M .P . State Dental Council 
Rules 1970 which was published in the Gazette of Madhya Pradesh on 
06 /08 / 1971, 4 members from Group A of the State Dentists Register and 4 
members from Group B (Published in Gazette ) of the State Dentists Register 
has to be elected as per the following election schedule . . 


Hyyden 1914 , fetich 24 3TUS 2019 


322 (1) 


ELECTION SCHEDULE 


S .NO . 


DESCRIPTION 

DATE FIXED 
Obtaining of nomination papers from 05 May 2019 (Sunday ) 
Returning Officer . 

to 06 May 2019 
(Monday ) in Office 
hours from 11:00 a .m . 

to 5 :00 p .m . 
Submission of nomination papers in the 08 May 2019 
office of the Returning Officer by 

(Wednesday ) to 10 
Registered Post/Personally with fee of Rs. May 2019 ( Friday ) in 
50 /- in cash 

Office hours from 

11:00 a.m . to 5 :00 p .m . 
Scrutiny of nomination papers in the 11 May 2019 
office of the Returning Officer . 

(Saturday ) from 10 :00 


a . m . 


Withdrawal of Nomination papers. 


13 May 2019 (Monday ) 
upto 5 : 00 p .m . 
24 May 2019 ( Friday ) 
upto 5 :00 p .m . 


Receipt of approved ballet papers to the 
Returning Officer by Registered Post duly 
casting the vote . 
Scrutiny of ballet papers and counting of 
the votes in the office of the Returning 
Officer . 
Announcement of the Election Result. 


25 May 2019 
( Saturday), from 10 :00 
a . m . 
25 May 2019 
(Saturday ) 
after counting of votes . 


शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


